निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1009 ) पटना , मंगलवार , 29 नवम्बर 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

24 नवम्बर 2016 
सं० एल / एच०जी० - 2201 / 2016 - 10961 - श्रीमती रश्मि , जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम - 220 ( यथा संशोधित ) के आलोक में प्रभार सौपने की तिथि से 180 
दिनों का प्रसव अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती के रश्मि के प्रसव अवकाश अवधि में जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, रोहतास प्रभार में 
रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रशेखर सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1009 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


